MUM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

30 फाल्गुन 1935 ( श० ) 
संख्या 125 राँची , शुक्रवार 

21 मार्च, 2014 ( ई० ) 
राजस्व पर्षद्, झारखण्ड 


- 


अधिसूचना 
14 मार्च, 2014 


संख्या-1/नीति - 40 -07/ 2012 187/ रा0प0-- झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 ( अधिनियम-2, 1915 ) की 


धारा - 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व पर्षद , अधिसूचना संख्या-23- 137-2 
दिनांक - 29 अप्रील 1919 के अन्तर्गत प्रकाशित नियम- 107 एवं उक्त नियम में अधिसूचना संख्या-2/23-19/86-2 
दिनांक- 27 मार्च, 1987, अधिसूचना संख्या-23-1/97 -648 दिनांक-22 मार्च, 1997, अधिसूचना संख्या-1/नीति - 20 
19/2003 /1142(B) दिनांक -31 जुलाई , 2004 एवं अधिसूचना संख्या-1/नीति -40-07 /2012-246 
दिनांक -27 मार्च, 2012 द्वारा किये गये तदन्तर संशोधित प्रावधान में निम्नलिखित संशोधन करती है: 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शक्रवार , 21 मार्च, 2014 


संशोधन 


उक्त नियमावली में विद्यमान नियम- 107 निम्नलिखित रुप में प्रतिस्थापित किया जायेगा , यथाः 

नियम- 107 (1)-होटल, रेस्तराँ, क्लब, बार एवं कैन्टिन की अनुज्ञप्तियों के तहत भारत निर्मित विदेशी 
शराब की बिक्री के लिये अनुज्ञाशुल्क निम्नलिखित स्केल के अनुसार एकमुश्त अग्रिम के रुप में भुगतेय होगाः 
i. | पाँच सितारा होटल के लिए पूरे राज्य में | होटल, रेस्तराँ एवं 20. 00 (बीस) लाख रु0 प्रति 

| बार की अनुज्ञप्ति वित्तीय वर्ष या उसके भाग 
के लिए 

के लिए । 
चार सितारा एवं तीन सितारा होटलों के लिए। तदैव 

18. 00 ( अठारह ) लाख रु0 
क्रमांक- को छोड़कर पूरे राज्य में 

प्रति वित्तीय वर्ष या उसके 
भाग के लिए । 


___ iii . 


18.00 ( अठारह ) लाख रु0 
प्रति वित्तीय वर्ष या उसके 
भाग के लिए । 


जमशेदपुर , बोकारो स्टील सिटी , चास ( जोधाडीह तदैव 
मोड़ सहित), हजारीबाग, आदित्यपुर , गम्हरिया एवं 
रामगढ़ शहरी क्षेत्र तथा सभी नगर निगम क्षेत्र के 
लिए ( देवघर नगर निगम को छोड़कर ) 
| राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवस्थित स्थानों के लिए तदैव 
(क्रमांक-i, if एवं ili को छोड़कर पूरे राज्य में ) 


iv . 


12. 00 ( बारह ) लाख रु0 
प्रति वित्तीय वर्ष या उसके 
भाग के लिए । 


V . 


क्रमांक -iii में वर्णित स्थल को छोड़कर , देवघर तदैव 
नगर निगम क्षेत्र एवं अन्य जिला मुख्यालय, नगर 
परिषद् एवं नगर पंचायत के लिए । 


12.00 (बारह ) लाख रु0 | 
प्रति वित्तीय वर्ष या उसके 
भाग के लिए । 


vi. 


| 


क्रमांक -i, ii, iii एवं v में वर्णित स्थान को छोड़कर तदैव 
अन्य क्षेत्रों के लिए । 


8.00 ( आठ ) लाख रु0 प्रति 
वित्तीय वर्ष या उसके भाग 
के लिए । 


राँची, जमशेदपुर , धनबाद , बोकारो स्टील सिटी, क्लब अनुज्ञप्ति के 10. 00 (दस ) लाख रु0 प्रति 
चास (जोधाडीह मोड़ सहित ), हजारीबाग, लिए 

वित्तीय वर्ष या उसके भाग 
आदित्यपुर , गम्हरिया एवं रामगढ़ शहरी क्षेत्र तथा 

के लिए । 
सभी नगर निगम क्षेत्र के लिए ( देवघर नगर 
निगम को छोड़कर ) में अवस्थित क्लब । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 21 मार्च, 2014 


viii. | कंडिका- vii को छोड़कर अन्य स्थलों पर अवस्थित तदैव 


| 8.00 ( आठ ) लाख रु0 प्रति 
वित्तीय वर्ष या उसके भाग 


क्लब । 


के लिए । 


ix . | कैन्टिन अनुज्ञप्ति ( केवल Canteen Tenant System तदैव 

| हेतु संचालित अनुज्ञप्ति के लिए ) 


1.50 ( एक लाख पचास 
हजार) लाख रु0 प्रति 
वित्तीय वर्ष या उसके भाग 
के लिए । 


नोट :- यदि किसी होटल,रेस्तरां,बार की अवस्थिति उपरोक्त श्रेणी के अनुसार एक से अधिक श्रेणी में पड़ती हो , 
तो वैसी स्थिति मे उच्चतम श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञाशुल्क देय होगा । 

यह राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा । 


राजस्व पर्षद् झारखण्ड के आदेश से , 


(ह0/-) अस्पष्ट , 


सचिव , 


राजस्व पर्षद , झारखण्ड, राँची । 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गज़ट ( असाधारण ) 125 - 50 | 


